रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


सं . 478 ] 
No. 478 ] 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


- 


है ; 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 03022023-243392 


720 GI / 2023 


CG - DL - E - 03022023-243392 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 फरवरी , 2023 

का.आ. 498 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 718 ( ई ) दिनांक 16 फरवरी 2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में NH73 के 
कि.मी. 20.150 से कि.मी. 40.00 ( बी सी रोड कोटिगेहारा सेक्शन ) के निर्माण , ( दो / चार लेन चौड़ी करना आदि , ) , 
अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने 
आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 2 , 2023 / माघ 13 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 2 , 2023 / MAGHA 13 , 1944 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख " 26 फरवरी 
2022 " को " प्रजावाणी " और " डेक्कन हेराल्ड " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है 
; 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


में 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में NH73 के कि.मी. 20.150 से कि.मी. 40.00 ( बी सी रोड कोटिगेहारा सेक्शन ) के 
लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


1 


राज्य का नाम : कर्नाटक 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 

संख्या 


2 


3 


4 


5 


1 


तालुक का नाम : बंतवाला 

गांव का नाम : बंतवाला 


119 / 6A2 


158/2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


177/24 


4/14 


4/2 


निजी 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : कवलामदुरु 


निजी 


3 


निजी 


जिले का नाम : दक्षिण कन्नड़ 


सूखा 


4 


गीला / नाक 


ऍन्एके 


भूमि का 
क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर में ) 


0.0101 


0.02 


0.01 


वृक्षारोपण 0.008 


5 


वृक्षारोपण 0.005 


भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


बी मोहन राव ऍस् / ओ नारायण राव 

0 


बी पुरुषोत्तम शेनाई ऍस् / ओ गोपालकृष्ण 
शेनाई , उमेशा ऍस् / ओ बुडंगा पूजारी , 

माधव ऍस् / ओ बुडंगा पूजारी , वामन 

पूजारी ऍस् / ओ कोट्याप्पा पूजारी , रमन्ना 

ऍस् / ओ कोरगा दास 

( 158/2 ( 158/24 , 158/26 , 

158/27 ) " ) 


चन्द्रकला डबल्यू / ओ उमेशा आचारी , विशु 

कुमार , रक्षा ऍस् / ओ उमेश पूजारी 

| ( ) 


शेक बाबू जन साहेब ऍस् / ओ शेक मुहम्मद 

साहेब 

( ) 


सनथ कुमार ऍस् / ओ दुग्गणा परगडे 

0 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


13 


4/6 


14 


गांव का नाम : कवलपादुरु 


105 / 3A1B निजी 


105 / 3A2 


105 / 3B1 


| 50 / 4B 


12 75 / 7B 


75 / 7A 


निजी 


79/24 


गांव का नाम : नवुरू 


79 / 25A 


15 | 79 / 32A 


अन्य ( गवर्नमेंट / 

प्राइवेट ) 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


वृक्षारोपण 


सूखा 


ड्राय / खराब 


वृक्षारोपण / 
गीला 


वृक्षारोपण 


गीला 


गीला 


गीला / नाक 


| गार्डन 


वृक्षारोपण 


0.004 


0.006 


0.006 


0.012 


0.0925 


0.0025 


0.0225 


0.0325 


0.02 


0.036 


शेक बाबू जन साहेब ऍस् / ओ शेक मुहम्मद 

साहेब 

10 


बीऍम्मुहम्मद ऍस् / ओ इसुबु 

( ) 

एएस पेर आर्टीसी 

| 0 


यमुना डबल्यू / ओ लोकाय पूजारी , 

ललिता , लीला , हेमावती डी / ओ लोकाय 
पूजारी , धारणाप्पा पूजारी अंड आदर्स 

| 0 


मुहम्मद यू पी ऍस् / ओ इस्माइल , अब्दुल 

लतीफ ऍस् / ओ इस्माइल ब्यारी , इलियास 
ऍस् / ओ इस्माइल ब्यारी . 

( " 50/4 ( 50/13 , 50/14 ) " ) 


3 


ऍम्मोहन दास पाई , ऍम्शान्तराम पाई 

ऍस् / ओ ऍम्कमलक्ष पाई , ऍम्ललिता पाई 

डबल्यू / ओ रघुराम पाई , ऍम्अरविन्द पाई , 
ऍम्अश्विन पाई अंड आदर्स 

( ) 


गिरिधारा बंगेरा , एवुलिन स्टेल कोरिया 
ऍस् / ओ डेनिस , जोइस मेबुल पिरेरा 

डबल्यू / ओ एल्बन डिसोजा अंड आदर्स 

0 


ऍम्गणेश पाई ऍस् / ओ लेट ऍम्सदानन्द 
पाई एऍल्ऍन् 

| 0 


ऍम्गणेश पाई ऍस् / ओ लेट ऍम्सदानन्द 

पाई 

( 


ऍम्गणेश पाई ऍस् / ओ लेट ऍम्सदानन्द 
पाई 


4 


16 


17 84/1 


18 


79/7 


19 


84/17 


88/11 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


निजी 


निजी 


| निजी 


| गार्डन 


गीला 


नक् 


नक् 


कुल 


0.02 


0.032 


0.0025 


0.006 


0.3476 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


( " 79 / 32 ए ( 79 / 32 ए 1 ) " ) 

ऍम्गणेश पाई ऍस् / ओ लेट ऍम्सदानन्द 

पाई 

0 


शम्बावी , सदानन्द ऍस् / ओ मोनप्पा गौडा 

10 

कोरगप्पा गौडा ऍस् / ओ दुग्गम्मा हेंग्स् 

| ( 

| फ्रांसिस सिल्वेस्टर , मोरस ऍस् / ओ जोसेफ 

मोरस 

| 0 


[ फा . सं . 12037 / 30 / 2017 - KNT ( Zone - 4 ) / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd February , 2023 

. 

S.O. 498 ( E ) – Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S.O. 718 ( E ) dated 16th February 2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building Maintenance , management and operation of NH73 on the 
stretch of land from Km 20.150 to Km 40.00 ( B C road to Kottigehara Section ) in the district of DAKSHINA 

KANNADA in the state of KARNATAKA 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Prajavani " and " Deccan Herald " 
both dated 26th February 2022 ; under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


and whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


State : KARNATAKA 

Sr. 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


10 


11 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land 
from Km . 20.150 to Km . 40.00 ( B C road to Kottigehara Section ) on NH173 in the state of KARNATAKA . 


Survey 

Number 


Taluk : Bantwala 

Village : bantwala 

119 / 6A2 


158/2 


2 


177/24 


4/14 


4/2 


4/6 


Village : kavalamaduru 


105 / 3A2 


105 / 3B1 


50 / 4B 


Private 


Private 


75 / 7A 


Private 


12 75 / 7B 


Village : Kavalapaduru 

105 / 3A1B Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Village : navuru 


Private 


Type of Land 


Common ( Government / Private ) 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


District : DAKSHINA KANNADA 

Nature of 
Land 


3 


SCHEDULE 


Dry 


Wet / NAK 


NAK 


4 


dry 

Dry / 

Kharab 


Plantation / 


wet 


Area in 
Hectare 


Plantation 0.008 


Plantation 0.005 


Wet 


0.0101 


0.02 


Plantation 0.004 


Wet 


5 


0.01 


0.006 


0.006 


Plantation 0.0925 


0.012 


0.0025 


0.0225 


Name of the Land 
Owner / Interested Person 
Part Survey No. 

6 


B Mohan Rao S / o Narayan Rao 
B Purushotham Shennai S / o 
Gopalakrishna Shennai , Umesha 
S / o Budanga Pujari , Madhava S / o 
Budanga Pujari , Vamana Pujari S / o 
Kotyappa Poojari , Ramanna S / o 
Koraga Das 

158/2 ( 158/24 , 158/26 , 158/27 ) " 


Chandrakala W / o Umesha Achari , 
Vishu Kumar , Raksha S / o Umesh 
Pujari 


Shek Babu Jan Saheb S / o Shek 
Mohamad Saheb 


Sanath kumar S / o Dugganna 
Pergade 


Shek Babu Jan Saheb S / o Shek 
Mohamad Saheb 


5 


BM Mohamad S / o Isubu 


As per RTC 

Yamuna W / o Lokaya Pujari , 
Lalitha , Leela , Hemavathi D / o 

Lokaya Poojari , Dharnappa Pujari 
and others 


Mohamad UP S / o Ismail , Abdul 
Lathif S / o Ismail Byari , Iliyas S / o 
Ismail Byari . 

" 50 / 4B ( 50/13 , 50/14 ) " 


M Mohan Das Pai , M Shantharam 
Pai S / o M Kamalksha Pai , M 
Lalitha Pai W / o Raghuram Pai , M 
Aravind Pai , M Ashwin Pai and 
others 


Giridhara Bangera , Evulin Stellla 
Koreya S / o Denis , Joyis Mebul 
Pirera W / o Alban Disoza and 
others 


6 


13 


14 


16 


79/24 


15 79 / 32A 


17 


79 / 25A 


79/7 


84/1 


18 84/17 


19 88/11 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Wet / NAK 


Garden 


Garden 


Plantation 0.036 


Wet 


NAK 


NAK 


0.0325 


TOTAL 


0.02 


0.02 


0.032 


0.0025 


0.006 


| 0.3476 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


M Ganesh Pai S / o late M 
Sadananda Pai ALN 


M Ganesh Pai S / o late M 
Sadananda Pai 


M Ganesh Pai S / o late M 
Sadananda Pai 

" 79 / 32A ( 79 / 32A1 ) " 


M Ganesh Pai S / o late M 
Sadananda Pai 


Shambavi , Sadananda S / o 
Monappa Gowda 


Koragappa Gowda S / o Duggamma 
Hengsu 


Fransis Silvester , Moras S / o Joseph 
Moras 


[ F. No. 12037 / 30 / 2017 - KNT ( Zone - 4 ) / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


SARVESH KUMAR Digitally agned by SARVESH 
KUMAR SRNASTAVA 
Date 2018.02.03 18.22.40 405 30 

SRIVASTAVA 


